रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /97 


REGD . NO . D . L.- 33004/97 


मत्यप्वजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 
.. 


- 


+x 


x 


सं• 647 ] 
No. 647 ] 


नई दिल्ली, बहस्पतिवार , नवम्बर 27 , 1997 / अग्रहायण 6 , 1919 
NEW DELHI THURSDAY,NOVEMBER 27, 1997/AGRAHAYANA 6 , 1919 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 नवम्बर , 1997 
का . आ . 796 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 ( 1983 का 29 ) की धारा 4 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों को राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्य नियुक्त करती है : 

1. सचिव, कृषि, तमिलनाडु सरकार 
2. सभापति, सालवेन्ट एक्सट्रेक्टर्स संघ 
3. श्री ए. राजी रेड्डी, द्वारा श्रीमती सुहासिनी रेड्डी, सदस्य, जेड. पी . टी . सी., पोस्ट आफिस एवं जिला - आदिलाबाद, ( आंध्र प्रदेश ) 

और इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) की दिनांक 8 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या, 
एस. ओ. 153 ( अ ), जिसे 8 मार्च, 1984 को भारत के राजपत्र ( असाधारण ), के भाग II , खण्ड ( 3 ) उपखण्ड ( ii ) में प्रकाशित किया गया था , में एतदद्वारा 
निम्न प्रकार से संशोधन करती है, यथा 

( i) क्रम सं. 20 के लिए " धारा ( 4 ) की उपधारा ( 4) के उपवाक्य ( जे ) " के अधीन नियुक्त शीर्षक तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्ठि के स्थान 
पर निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टि स्थापित की जाएगी, 
" 20. सचिव, कृषि, 

तमिलनाडु राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए - सदस्य " 
तमिलनाडु सरकार 

( ii ) " - धारा ( 4 ) की उपधारा ( 4 ) के खंड ( एम ) " के अधीन नियुक्त शीर्ष के तहत क्रम संख्या 30 तथा एतदद्वारा संबंधित प्रविष्टि के 
लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
" 30 . सभापति 

तिलहन , वनस्पति तेलों या तिलहनों से व्युत्पन्न अन्य उत्पादों के निर्यातकों का 
सालवेन्ट एक्सट्रेक्टर्स संघ प्रतिनिधित्व करने के लिए--- सदस्य " 
( iii ) " धारा ( 4 ) की उपधारा ( 4 ) के खंड ( ओ ) " के अधीन नियुक्त-- 
शीर्ष के तहत क्रम संख्या 31 तथा एतद् संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी : 


। 


3007 GI / 97 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II - - Sec . 3 ( 11 )] 
" 32. ( ii ) T. Tot stone 

तिलहन उद्योग या वनस्पति तेल उद्योग से संबंधित ऐसे अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने 
द्वारा श्रीमति सुहासिनी रेड्डी, 

के लिए जिस का सरकार की राय में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए- -- सदस्य " 
FGR . 4 . A . . 

31 . o fet- GANT 
· ( TİH YGUT ) 

[ 71. 6 . 2 - 15 /95 . T . 6 ] 

जे. एन. एल. श्रीवास्तव, अपर सचिव 
File Uut # starf HGRT Haryan Att frien 8 HT , 1984 et guttB T H . . 377. 153 (37 ) # frufen 

अधिसूचनाओं द्वारा पिछली बार संशोधन किया गया है : 
1. fariah 25 3917 1994 45 477W ( THUTUT) YTT II , W533405 ( ii ) fra 11. 371. 616 ( 37) FATF 18 Vol 1994 
2. farria 13 414 1996 1977 (M4 ( RU ) TT II, V 33445 ( ii) # PT. 371. 181( 37) ffi$ 19 364 , 1996 1 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th Novembor, 1997 
S .O . 796 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 4 of the NationalOilseeds and Vegetable Oils Develop 
ment Board Act , 1983 (29 of 1983 ), the Central Government hereby appoints the following Members to be Members of the 
National Oilseeds and Vegetable Oils Development Board - 

( 1) Secretary, Agriculture , Govt. of Tamil Nadu . 
(2 ) President, Solvent Extractors Association of India . 
(3 ) Shri A . Raji Reddy, C /o Suhasini Reddy,Member, ZPTC , PO & Distt. Adilabad , Andhra Pradesh . 

And for that purpose hereby makes the following amendments in the Principal Notification of the Governotent of 
India, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture and Cooperation ) No. S .O . 153 (E ) dated the 8th March , 1984 , published in 
the Gazette of India (Extraordinary ), Part I Section 3 Sub - Section (i ) dated the 8th March , 1984 , namely : 
(1) Under heading " Appointed under Clause ( ) of Sub -section (4 ) of Section (4)” , for Sl. No . 20 and the entry relating 

thereto , the following Si, No. and entry shall be substituted , 
* 20 . Secretary , Agricultire , 

To represent Govt. of Tamil Nadu - Member" 
Govt. of Tamil Nadu 
( ii) Under the heading “ Appointed under Clause (m ) of Sub -section (4) of Section (4)” , for Sl. No. 30 and the entry relating 

thereto , the following Sl. No, and the entry shall be substituted : 
" 30. President, 

To represent exporters of Oilseeds, Vegetable Oils or other products derived 
Solvent Extractors 

from oilseeds Member." 
Association of India 
( iii) Under the heading " Appointed under Clause (o ) of Sub -section 4 of Section (4 )" , after Sl. No. 31 and the entry relating 

thereto , the following Sl. No. and the entry shall be substituted : 
" 32 (ü ) Shri A . Raji Reddy, 

To represent such other interests connected with the oilseeds or vege 
C /o Smt. Suhasini Reddy , 

tables oils industry as in the opinion of the Government ought to be repre 
Mernber, ZPTC PO & Distt. 

sented Member" 
Adilabad . 

[F .No. 2 - 15 /95 -CA . VI 

J. N . L . SRIVASTAVA, Addl. Secy . 
NOTE - -Principal Notification No. S .O . 153 (E ), dated the 8th March , 1984 , had last been amended by the following Notifica 
tions for appointing Members in the above three categories previously : 
(1) No . 616 (E ) dated the 18th July, 1994 , published in the Gazette of India (Extraordinary ) Part II Section 3 Sub -Section (ü ) 

dated the 25th August, 1994 . 
(ü ) No. 181(E ) dated 19th January, 1996 , published in the Gazette of India (Extraordinary ) Part II Section 3 Sub - Section (ii) 

dated the 13th March , 1996 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 .--. 1997 


